निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


का 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 फाल्गुन 1941 ( TO ) 
( सं 0 पटना 202 ) पटना , वृहस्पतिवार , 12 मार्च 2020 


सं ० मो०-3 - कार्य - पी०-39 / 2019-168 

जल संसाधन विभाग 


संकल्प 

3 फरवरी 2020 
जल - जीवन - हरियाली अभियान अंतर्गत टर्न - की आधार पर पेयजल हेतु गंगा जल उद्वह योजना, प्रथम चरण 
का ससमय कार्यान्वयन एवं संचालन हेतु प्रबोधन के दृष्टिकोण से एक उच्चस्तरीय समिति का निम्नवत् गठन किया 
जाता है : 


अध्यक्ष 


सदस्य 


विकास आयुक्त , बिहार 
अपर मुख्य सचिव , राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग , बिहार 
प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार 
प्रधान सचिव , पथ निर्माण विभाग , बिहार 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार 

सदस्य 
सचिव, जल संसाधन विभाग , बिहार 

सदस्य 
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहार 

सदस्य 
प्रबंध निदेशक, संबंधित कार्यकारी एजेंसी 

सदस्य 
समिति के अध्यक्ष की सहमति से समिति का आवश्यकतानुसार विस्तार / बदलाव किया जायेगा । अभियंता प्रमुख, सिंचाई 
सृजन , जल संसाधन विभाग, पटना समिति के अध्यक्ष की सहमति प्राप्त कर बैठक आयोजित करायेंगे । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 मार्च 2020 


तुरन्त प्रकाशित 


आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के अगले असाधारण अंक में 
किया जाय और इसकी सूचना सरकार के सभी विभाग / समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

अरूण कुमार द्विवेदी, 
संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 202-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


